COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] । 





3 
क 
Ne 
9 

~ 

3 
SY 
६) 





08. सिपाही की मां 








जब्म-स्थान : जडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब 


0।. किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं ? 


(३) बंतों के (७) तारो के 
(०) धन्नों के (0) इनमें से कोई नहीं Ans. (Bb) 


02. किस पाठ में यह उद्धरण आया है ? 
“फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते । जो फौज छोड़कर भागता है, 
उसे गोली मार दी जाती है .........'' 
(३) हँसते हुए मेरा अकेलापन (७) “प्रगीत? और समाज 
(०) सिपाही को माँ (4) ओ सदानीरा Ans. (2) 


. ___ वा का था GoodNews i00% FREED Bs mm. 
न mE Hb GoodNews i00% FREE Bn का .... __ 


अब आप बिहार बोर्ड के ]0%, ।]", 2' तथा $०९ इंग्लिश की कम्प्लीट तैयारी Coherent English Classes की Ap पर ह फ्री 
Free में कर सकते हैं। 


Please Subscribe us on Youtube, Facebook & Telegram 


COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] ।2 


03. 


04. 


05. 


06. 


07. 


08. 


09. 


I0. 


I]. 


८. 


| ६ मे 


मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है- 
(३) “रोज' (0) 
(०) जूठन' (0) 


कौन-सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ? 


(३) “जानवर और जानवर' नामक कृति (0) 


“सिपाही की माँ' 
शिक्षा’ Ans. (0) 


“एक और जिंदगी' नामक कृति 


(०) 'दिव्या' नामक कृति (4) “अँधेरे बंद कमरे' नामक कृति4॥५. (८) 
मोहन राकेश किस आंदोलन से जुड़े हैं ? 

(३) नई कहानी से (७) समकालीन कहानी से 

(०) अकहानी से (4) समांतर कहानी से Ans. (a) 
“आधे अधूरे' मोहन राकेश की कैसी कृति है ? 

(३) कहानी (७) उपन्यास 

(०) नाटक (4) कविता Ans. (0 
सिपाही की माँ कौन है ? 

(9) द्रुपददेई (७) बिशनदेई 

(८) लखनदेई (व) हरखदेई Ans. (8) 
“सिपाही की माँ' एकांकी में कुंती कौन है ? 

(9) बिशनदेई की बहन (७) सिपाही की माँ 

(०) पडोसिन (4) मुन्नी की मौसी Ans. (0 
रवेस' क्या होता है ? 

(4) रेशमी चादर (७) ऊनी चादर 

(८) मोटे सूत की बुनी चादर (4) कबल Ans. (0 
मोहन राकेश का जम्म कब हुआ था ? 

(३) 8 जनवरी, ।925 को (७) 8 फरवरी, ।930 को 

(०) 20 जनवरी, 926 को (4) ।4 जनवरी, 93] को 4s. (4) 
मोहन राकेश रचित नाटक हैं- 

(9) आषाठ का एकदिन (७) पहला राजा 

(०) उत्तर प्रियदर्शी (4) इनमें से कोई नहीं Ans. (a) 


इनमें कौन-सी कृति मोहन राकेश की है ? 


(३) जिंदगी मुस्कुराई (b) 
(०) कोशी का घटवार (d) 
कौन-सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ? 
(३) एक और जिंदगी (b) 
(८) इतिहास और आलोचना (d) 


जानवर और जानवर 


बहती गंगा Ans. (0) 
अंधेर बंद कमरे 
आधे अधूरे Ans. (0 


COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] 


Page# 32 | COHERENT ENGLISH CLASSES-9065829862 


4. 


| ० 


6. 


7. 


I8. 


| 9 


20. 


FF 


22. 


23. 


“सिपाही की माँ' किस एकांकी संग्रह से लिया गया है ? 


(३) ऊसर (७) भोर का तारा 

(८) रेशमी टाई 

(4) अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी Ans. (d) 
मुन्नी और मानक की माँ का नाम है- 

(३) कृष्णा (७) किशनी 

(०) बिशनी (4) विमली Ans. (0 
“सिपाही की माँ' एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है ? 

(३) लाहौर में (७) बर्मा में 

(०) बंगाल में (4) जापान में Ans. (b) 
निम्नलिखित में बिशनी की पड़ोसिन कौन हे ? 

(4) आभा (७) विमला 

(८) कुंती (4) माधुरी Ans. (2 
मुन्नी किस दिन मानक ( भैया ) की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है ? 
(9) बुधवार को (७) बृहस्पतिवार को 

(०) सोमवार को (4) मंगलवार को Ans. (d) 
कौन कहता है ? “में इसकी लाश ले चाकर चील और कौओं के आगे डाल दूँगा- 
(३) मानक (७) सिपाही 

(०) दीनू (4) चौधरी Ans. (8) 
किसके कड़ों को मोती तारों की तरह चमकते हैं ? 

(9) तारों के (७) बंतों के 

(०) मुन्नी के (4) कुंती के Ans. (a) 
सिपाही की माँ के रचनाकार है ? 

(३) भगत सिंह (७) दिनकर 

(०) अज्ञेय (0) मोहन राकेश Ans. (d) 
मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे ? 

(३) सरिता (७) सारिका 

(०) समारिका (4) सहोदर Ans. (8) 
निम्नलिखित में से कौन-सा मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक नहीं है ? 

(१) आधे-अधूरे (७) लहरों के राजहंस 


(०) पैर तले की जमीन (4) आषाढ़ का एक दिन Ans. (0 


COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] 4 


24. मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है ? 


(9) पेंशन लेने (७) सामान लेने 

(८) राशन लेने (4) चिट्ठी लेने Ans. (d) 
25. मानक के जल्दी वापस आने का इंतजार क्यों हो रहा था ? 

(३) घर बनाने के लिए (७) उसकी शादी के लिए 

(८) कहीं घूमने क लिए (0) बहन की शादी के लिए 4s. (4) 
26. ईसाई लड़कियाँ बिशनी के घर आकर क्या मागती हैं ? 

(३) दाल-चावल (७) कपड़े 

(८) रुपए (4) इनमें से कुछ नहीं Ans. (a) 
27. "तेरह दिन तक हम लोग भूखे-प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं', किसने कहा? 

(३) कुंती (७) ईसाई लड़की 

(०) चौधरी (4) दीनू Ans. (8) 
28. तारों के कड़े किस चीज के बने हैं ? 

(३) मोती (७) सोना 

(०) चाँदी (4) पीतल Ans. (a) 
29. मानक बिशनी से दूध की जगह क्या मागता है ? 

(9) खाना (७) पानी 

(०) चाय (व) मिठाई Ans. (0) 
30. मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था ? 

(३) रामकृष्ण गुगलानी (७) शद्दाकृष्ण गुगलानी 

(८) मदन मोहन गुगलानी (4) मढन मोहन Ans. (0 
3. मोहन राकेश का निधन कब हुआ था ? 

(३) 3 दिसम्बर ।972 ई० (७) 5 दिसम्बर ]970 ई० 

(८) 8 अक्टूबर ।975 ई० (0) 8 मार्च ।972 ई० Ans. (a) 
32. मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है ? 

(३) रोज (७) सिपाही की माँ 

(०) जूठन (0) शिक्षा Ans. (0) 
33. “सिपाही की माँ' एकांकी किस संकलन से संकलित है ? 

(9) आधे-अधूरे से (७) अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से 

(८) लहरों के राजहंस से (4) पैर तले की जमीन से 4५. (0) 
34. सिपाही की माँ कैसी स्त्री है ? 

(३) भोली भाली (७) दुष्ट 


(०) ककशा (0) करूणामयी Ans. (a) 


COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] Is 
( Page#34 ) COHERENT ENGLISH CLASSES-9065829862 
35. मोहन राकेश ने हिंदी में एम. ए. कहाँ से किया ? 

(३) ओरिएंटल कॉलेज, जालंधर (७) ओरिएंटल कॉलेज, लाहौर 

(०) जी. बी. कॉलेज, दिल्ली (4) एस. आर. कॉलेज, जालंधर 4s. (4) 
36. विशनी' किस एकांकी की पात्रा है ? 

(३) लहरों के राजहंस (0) आधे अधुरे 

(८) सिपाही की माँ (4) पैर तले की जमीन Ans. (0 
37. मानक कौन है ? 

(३) विशनी का बेटा (७) रधिया का बेटा 

(०) मरछिया का बेटा (4) सुरतिया का बेटा Ans. (a) 
38. मानक क्या करता है ? 

(३) सेना में सिपाही है (७) खिलाडी हे 

(०) शिक्षक है (4) पहलवान है Ans. (a) 
39. ब्रम्मा ( बर्मा) की दूरी चौधरी ने कितना बताया था ? 

(३) कई सौ कोस दूर (७) सौ कोस 

(८) दो सौ कोस (4) पचास कोस Ans. (a) 
40. नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा । यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है । किसने कहा 

2 

(३) विशनी ने (७) मानक ने 

(०) कुन्ती ने (4) दीनू ने Ans. (a) 
4।. हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे-प्यासे आ रहे हैं ?' किसने कहा ? 

(३) कुन्ती ने (७) दीनू ने 

(०) दो बर्मी लड़कियों ने (4) विशनी ने Ans. (c) 
42. रंगून कहाँ है ? 

(9) नेपाल में (७) वर्मा में 

(०) जापान में (4) चीन में Ans. (9) 
43. सिपाही की माँ किस विद्या की रचना है ? 

(३) कहानी (७) संस्मरण 

(०) नाटक (4) इनमें से कोई नहीं Ans. (2 


COHERENT ENGLISH CLASSES DARBHANGA [9065829862] 6 





न mE Hb GoodNews i00% FREE Bn का .... __ 
अब आप बिहार बोर्ड के ।0%, ]", 2' तथा $०९ इंग्लिश की कम्प्लीट तैयारी Coherent English Classes की Ap पर ह फ्री 


Free में कर सकते हैं। 


Please Subscribe us on Youtube, Facebook & Telegram 


